रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004 / 99 


AMPARAN 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


स्मामेब-जगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub-section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अक्तूबर 20 , 2015 / आश्विन 28 , 1937 
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20 , 2015 /ASVINA 28 , 1937 


सं . 2296] 
No. 2296] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर , 2015 
का . आ . 2880 ( अ). — केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956(1956 का 48) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह सतुष्टि हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 
( नया रा. रा . 30 ) के कि . मी . 254.700 से कि . मी . 290. 200 तक के भूखण्ड ( धमतरी - जगदलपुर सेक्शन ) का 
निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए यह 
भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने 
आशय की घोषणा करती है; 

कोई व्यक्ति , जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 
इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा । 

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , उपप्रभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू - अर्जन अधिकारी, बस्तर 
जिला - बस्तर, छत्तीसगढ को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे 

और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर 
देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् , यदि कोई हो , जिसे सक्षम 
प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा । 

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा ( 2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश 
अंतिम होगा; और 

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त 
कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 


4506 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . ( ii )] 


जिले 


नाम 


नाम 


6 


oNo 


बाड़ी 


अनुसूची 
छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 (नया रा. रा. क्र . 30 ) के 254 + 700 कि . मी . से 
290 + 200 कि . मी. तक ( धमतरी - जगदलपुर खंड ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा 
संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 

भूमि का 
क्रम तालुक का गाँव का सर्वेक्षण संख्या | भूमि का 

प्रभावित 
का 

- भूमि की प्रकृति 
संख्या ( खसरा नं .) प्रकार 

क्षेत्रफल 
नाम 

हेक्टेयर 
___ 1 2 3 

8 
बस्तर बस्तर बस्तर 537 / 1 ख निजी 

कृषि 

0 .010 
537/ 1 क / 1 सरकारी आबादी 

0 . 889 
537 / 1क / 2 | सरकारी पुलिस चौकी 0 . 154 
537 /1ध / 1 

निजी घरबाड़ी 

0 . 016 
निजी 
537 / 1 ध / 2 

घरबाड़ी 0 . 030 
परिवर्तित 
549 / 1 ग निजी बाड़ी 
549/ 1 घ निजी 

0 .189 
549 / 1 ख निजी 

बाड़ी 

549 / 1 क निजी बाड़ी 
10 

573 / 7 निजी | बाडी व्यपवर्तित 0 . 024 

निजी 
11 

573 / 8 

बाड़ी 

0 .020 

व्यपवर्तित 
12 

392 / 1 / च / 1 निजी बाड़ी 

0 . 080 
निजी 

0 . 101 
386/ 5 क 

पड़त 
व्यपवर्तित 

0 .020 
14 

386 / 5 ख निजी 

मजार 

0 .020 
15 

478 / 2 क निजी 

कृषि 

0 . 002 

पड़त + 
545 / 4 ख निजी 

0 .030 

आवास 
17 

557 सरकारी रास्ता 

0 .019 
निजी 
547 / 4/ क 

आवास 
व्यपवर्तित 

0 .024 

निजी 
19 

547 / 4 / ख 

आवास 

व्यपवर्तित 
20 

524/ 1 निजी 

पड़त 

0 .085 
21 

525 / 2 क निजी 

कृषि 

0 .121 
निजी 
513 / 2 

आवास 

0 .045 
व्यपवर्तित 
513 / 4 , निजी पड़त 

0 . 243 
525 / 4 
492 / 4 निजी 

कृषि 

0 .045 
25 

821 / 174 निजी 

पड़त 

0 . 020 
821 / 57 क निजी 

पडत 

0 . 029 
27 

859 निजी पड़त 

0 .028 
28 

821 / 142 ख निजी 

पड़त 

0 .050 
29 

821 / 142 ड . निजी पड़त, बाड़ी 0 . 050 


13 


16 


18 


22 


23 


24 


26 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


30 


821/ 142 क / 3 


0 .030 


31 


821/ 142 क / 2 


0 .080 


32 


821 / 142 छ / 2 


0 .036 


33 


0 . 060 


34 


निजी 

पड़त ,बाड़ी 

व्यपवर्तित 
निजी 

पड़त, बाड़ी 
व्यपवर्तित 

पड़त ,बाड़ी 
निजी 

व्यपवर्तित 
निजी 

पड़त 
सरकारी । पानी के नीचे 
सरकारी पानी के नीचे 
निजी 

पड़त 
निजी 

पड़त 
निजी 

पड़त 

पड़त 
निजी 
सरकारी । पानी के नीचे 


0 .182 
0 .040 


35 


36 


0 . 344 


37 
38 
39 
40 


/ 


निजी 


कृषि 


41 


0 . 160 
0 .162 
3 . 438 


बस्तर 


बस्तर 


निजी 


मकान बाड़ी 


0 .039 


3 


मकान 
मकान 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


0 . 030 
0 .030 
0 . 008 


मकान 


मकान 
मकान 


0 . 008 
0 . 008 


821 / 142 छ / 1 
99/ 2 क / 2 

259 / 2 
95 / 4 क 
95 / 4 ख 
95 / 4 ग 
95 / 4 घ 

99 / 5 

97/ 2 ख 

योग 
सोनारपाल | 1/ 2 1/ 4 1/ 5 क 

194/ 1 क 
194/ 27 ख 
194 / 27 ग 
194/ 44 
194 / 45 
194 / 46 
194/ 4 क , 
194/ 4 ख 
194/ 4 क , 
194/ 4 ख 
194 / 47 
194/ 4 क , 
194/ 4 ख 
199 / 8 
200 / 8 

200 / 1 
योग 

625 
403/ 6 
403/ 7 
935 / 5 
936/ 1 
936 / 2 
942 / 15 


निजी 


मकान 


0 .015 


मकान 


0 . 008 


निजी 
निजी 


9 


मकान 


0 . 008 


10 


पड़त 


0 . 020 


11 
12 
13 


निजी 
निजी 
निजी 
सरकारी 


पड़त 
मकान 
पड़त 


0 .092 
0 .020 
0 .120 
0 . 406 
0 . 036 


1 । बस्तर 


बस्तर 


2 


मकान 
मकान 
मकान 


0 . 225 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


कृषि 


कृषि 
कृषि 


0 . 024 
0 .014 
0 .030 
0 .030 
0 .035 


कृषि 


824 


सरकारी 


छोटे झाड़ के 

जंगल 


0 .360 


योग 


बस्तर 


बस्तर । करन्दोला 


___ कृषि 


0 . 754 
0 .042 
0 . 010 


कृषि 


89/ 1 , 
89 / 5 
89/ 2 
89 / 3 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


0 .040 


WN 


कृषि 
कृषि 


0 .020 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . (ii)] 


89 / 4 
300 / 3 
342 / 1 
342/ 2 
343 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


कृषि 
मकान 
मकान 
मकान 
मकान 


6 


योग 


0 . 020 
0 . 010 
0 .010 
0 .010 
0 . 020 
0 . 182 
1 . 011 
0 . 559 
0 . 101 
1 . 671 
0 .015 


बस्तर 


बस्तर 


चपका 


कृषि 


2 


242 / 2 

243 
235 / 13 


निजी 
निजी 
निजी 


कृषि 


| 


कृषि 


| 


योग 


1 । बस्तर 


बस्तर 


परचनपाल 


17 / 6 


निजी 


पड़त 


0 . 015 


17 / 5 


निजी 


| परिवर्तित भूमि 


योग 


0 . 030 


कृषि 


बस्तर 


बकावण्ड 


भिरलिंगा 

| 


386/ 2 
386 / 3 


निजी 
निजी 


0 . 011 


कृषि 


योग 


0 . 011 
5 . 603 


कुल योग 


[ फा. सं. आर डब्ल्यू / एन एच-37014/ 12/ 2014-एनएचडीपी- IVए] 


माया प्रकाश, निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

___ New Delhi , the 20th October , 2015 
S.O . 2880( E ). — In exercise of powers conferred by sub -section (1) of section 3A of the 
National Highways Act, 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act), the 
Central Government, after being satisfied that for the public purpose , the land , the brief 
description of which is given in the Schedule below , is required for building (widening / four 
laning, etc.), maintenance , management and operation of National Highway No -43 (New NH - 30 ) 
on the stretch of land from Km 254.700 to Km 290 . 200 (Dhamtari- Jagdalpur Section ) in district 
Bastar in the State of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land ; 


Any person interested in the said land may , within twenty - one days from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , object to the use of such land for the 
aforesaid purpose under sub- section (1) of section 3C of the said Act . 


Every such objection shall be made to the competent authority , namely, Sub Divisional 
Officer ( Revenue) and Land Acquisition Officer, Bastar District Bastar, Chhattisgarh in writing and 
shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity 


of being heard , either in person or by a legal practitioner, and may , after hearing all such objections 


[ ATT II - 205 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


and after making such further enquiry , if any , as the competent authority thinks necessary , by order , 


either allow or disallow the objections. 


Any order made by the competent authority under sub - section (2 ) of section 3C of the said 
Act shall be final . 


The land plans and other details of the land covered under this notification are 
available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the 
competent authority . 


4 


5 


6 


8 


Private 


1KH-.------------- 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land 
from Km . 254 + 700 to Km . 290 + 200 (Dhamtari - Jagdalpur Section ) of the National Highway 

No.43(New N . H .No.- 30 ) in the State of Chhattisgarh . 
Name Name of Name of Survey Type of 

Area in 
S .No. of the 

Nature of land 
the taluk the village 

land 

number 
district 

Hect. 
1 1 
1 Bastar Bastar Bastar | 537 / 1 T Private Agriculture 

0 .010 
537 /15 / 1 Govt . 

Aabadi 

0 . 889 
537 /1 to / 2 Govt. Pollice Chowki | 0 . 154 
537 / 1 ET / 1 Private Ghar Badi 

0 .016 
Private 
537 / 1 / 2 

Ghar Badi 0.030 
Diverted 
549 / 1 T Private 

Badi 
549 / 1 y Private 

Badi 

0 . 189 
549 / 1 

Badi 
549 / 1 ch Private 

Badi 

Badi 
10 573/ 7 Private 

0 .024 
Diverted 
Private 
573/8 

Badi 

0 .020 

Diverted 
12 

392 / 1 / 9 / 1 Private 

Badi 

0 .080 
Private 

0 . 101 
386 / 5 on 

Padat 
Diverted 

0 .020 
386 / 5 E Private 

Majar 

0 .020 
478 /2ch Private Agriculture 

0 .002 

Padat + 
545 /4 Private 

0 .030 

Residence 
557 Govt. Road 

0 .019 
Private 
547 / 41 

Residence 
Diverted 

0.024 
Private 
547 / 4 / 

Residence 

Diverted 
20 

524 / 1 Private Padat 

0 .085 
21 

525 / 2 ch Private 

Agriculture 

0 . 121 
Private 
513 / 2 

Residence 

0 .045 
Diverted 
513 / 4 , Private Padat 

0 . 243 
525 / 4 
24 492 / 4 Private Agriculture 

0 .045 
821/ 174 Private 

Padat 

0 . 020 


11 


13 


14 
15 


16 


17 


18 


19 


22 


23 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . ( ii )] 


26 


821/57 


Private 


Padat 


0 .029 


27 


859 


Private 


Padat 


0 .028 


28 


821/ 142 


Private 


Padat 


0 .050 


29 


821/142 5 . 


Private 


Padat , Badi 


0 .050 


30 


821 / 1425 / 3 


Private 


Padat , Badi 
Diverted 


0 .030 


821/ 14205 /2 


Private 


Padat , Badi 
Diverted 


0 .080 


32 


Private 


Padat 


0 .036 


821/1428 /2 
821/ 1428 /1 


33 


Private 


Padat 


0 . 060 


34 


99 / 2 


/2 


Govt. 


Pani ke Niche 


0 . 182 


35 


259 /2 


Govt. 


Pani ke Niche 


0 .040 


36 


95 / 4 ch 


Private 


Padat 


37 


95 / 4 eq 


Private 


Padat 


0 . 344 


38 


95 /4 T 


Private 


Padat 


39 


95 / 4 g 


Private 


Padat 


40 


99 /5 


Private 


0 . 160 


Agriculture 
Pani ke Niche 


41 


97 /2 g 


Govt. 


0 . 162 


SubTotal 


3 .438 


Bastar 


Bastar 


Saonarpal 


1/2 1 /4 1/5 
co 194 / 1 co 


Private 


House , Badi 


0 . 039 


194 /27 e 


Private 


House 


0 .030 


194 /27 T 


Private 


House 


0 .030 


194 /44 


Private 


House 


0 .008 


194 / 45 


Private 


House 


0 . 008 


194 /46 


Private 


House 


0 .008 


194 /47, 
194 /4 


Private 


House 


0 .015 


194 /47, 
194 / 4 II 


Private 


House 


0 . 008 


194 / 47 


Private 


House 


0 . 008 


194 / 4 , 
194 / 4 g 


Private 


Padat 


0 .020 


199 / 8 


Private 


Padat 


0 .092 


200 / 8 


Private 


House 


0 .020 


200 / 1 


Govt 


Padat 


0 . 120 


SubTotal 


0 .406 


1 


| 


Bastar 


Bastar 


Bhanpuri 


625 


Private 


House 


0 .036 
0 .225 


403/6 


Private 


House 


[ TT II , qu5 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


403 /7 


Private 


House 


0 .024 


935 / 5 


Private 


0 .014 


936 / 1 


Private 


0 .030 


936 / 2 


Private 


Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 

Agriculture 
Small tree forest 


- 


0 .030 


942/ 15 


Private 


0 .035 


824 


Govt 


0 . 360 


Sub Total 


0 .754 


Bastar 


| 


Bastar 


Karnadola 


89 / 1 , 


Private 


0 .042 


8975 


Private 


0 .010 


Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 


89 / 2 


Private 


0 .040 


89 / 3 


Private 


0 .020 
0 . 020 


8974 


Private 


Agriculture 


- 


300 / 3 


Private 


House 


0 .010 


342/ 1 


Private 


House 


0 .010 


342 /2 


Private 


House 


0 .010 


343 


Private 


House 


1 


Bastar 


| 


Bastar 


2 


Sub Total 
Chapka 242 /2 

243 

235 / 13 

SubTotal 
1 Parchanpal 17 /6 


Private 
Private 
Private 


Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 


0 .020 
0 . 182 
1 .011 
0 .559 
0 . 101 
1 .671 
0 .015 
0 .015 


1 


Bastar 


Bastar 


Private 


Padat 


17 /5 


Private 


Diverted Land 


0 .030 


SubTotal 


Bastar 


Bakawand 


Private 
Private 


Agriculture 
Agriculture 


0 .011 


386 / 2 
Bhirlinga 

386 / 3 
SubTotal 
Total 


0 .011 
5 .603 


[F . No .RW /NH -37014 /12/2014 - NHDP- IVA ] 


MAYA PRAKASH , Director 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


